137 


926 


HARYANA GOVT GAZ., JULY 15 , 1975 (ASAR . 24 , 1897 SAKA ) 


[ PARTI 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 2 जुलाई, 1975 
क्रमांक 900-ज(I)-75/19371 .--- श्री छाजू राम, पुत्र राम लाल , गांव भीलवाड़ा , तहसील नारनौल , जिला 
महन्द्रगढ़, की दिनांक 9 जून, 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध 
पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) (1 ) तथा 3( 1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष प्रादेश देते 
हैं कि श्री छाजू राम को मब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे संयुक्त पंजाब 

पंजाब सरकार की अधिसूचना 
क्रमांक 397- जे ० एन०-IIT- 66/ 2113, दिनांक 10 फरवरी, 1966 तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041 
प्रार- III -70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उस की विधवा श्रीमती महां देवी के नाम 
रबी , 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है । 

क्रमांक 1547-ज (I ) -75/19384.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ), की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, उनके सामने दी 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव 


तहसील 


वार्षिक 


फसल वर्ष जब से जागीर दी 

गई 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


१० 


1 


1 


अम्बाला 


साढौरा 


नारायणगढ़ 


श्रीमती लक्ष्मी देवी , विधवा 

गुलाब राय 


रबी , 1969 से 
रबी, 1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


100 


150 


2 


श्री बैसाखा सिंह, पुत्र 


११ 


सरसैहरी 


अम्बाला 


तारा सिंह 


रबी , 1969 से 

रबी, 1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


3 


श्रीमती राम प्यारी , विधवा 


यमुनानगर 


जगाधरी 


खरीफ , 1972 से 


150 


बूटा राम 


4 


बम्भोल 


रबी , 1973 से 


150 


श्री प्रेम सिंह, पुत्र खीजु 

सिंह 


5 


श्री सदा सिंह, पुत्र 


अम्बाला 


महताबगढ़ 


रबी , 


1973 से 


150 


१ 


चन्दा सिंह 


6 


श्री लाल सिंह, पुत्र सुर्जन 


बौह 


" 


12 


सिंह 


रबी , 1969 से रबी , 
1970 तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


7 


श्री अमर सिंह, पुत्र घसीटा 


गधोला 


जगाधरी 


" 


सिंह 


रबी , 1969 से 
रबी , 1970 तक 

खरीफ , 1970 से 


100 


150 


